पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 09 / 2012 -2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 

गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक . . . .. 
. 30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव मयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक . 618 ] 


रायपुर, मंगलवार , दिनांक 2 दिसम्बर 2014 - - अग्रहायण 11, शक 1936 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 2 दिसम्बर 2014 - 


आदेश 


.. क्रमांक - बी - 1 - 20 / 2014/ एक / 4. --- राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक बी -1 -5 / 2005 / एक / 4 ,दिनांक 14- 03 - 2012 द्वारा । 
- राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग में स्वीकृत 330 पदों के स्थान पर 372 पदों की नवीन पद संरचना स्वीकृत करता है. 


- नवीन पद संरचना में पदों का श्रेणीवार विभाजन निम्नानुसार होगा : 


. 


राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग . . 
में स्वीकृत वेतनमान श्रेणी . .. . .. 


राज्य प्रशासनिक सेवा ( भरती, वर्गीकरण तथा 
सेवाशर्ते) नियम , 1975 में निहित प्रावधान 
अनुसार श्रेणीवार विभाजन का प्रतिशत 


कॉलम (3 ) में निर्धारित 
प्रतिशत के अनुसार पदों ... । 

की संख्या 


(1) 


कुल पदों का 3 प्रतिशत 


। 


रु . 37400 - 67000 एवं ग्रेड 
वेतन - 8900 
( अधिसमय वेतनमान श्रेणी ) 


कुल पदों का 6 प्रतिशत 


. . 


. 


22 . 


रु. 37400 - 67000 एवं ग्रेड 
वेतन - 8700 . . 
( वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान) 


. 


कुल पदों का 18 प्रतिशत 


17 


रु . 15600 - 39100 एवं ग्रेड 
वेतन - 7600 
( प्रवर श्रेणी वेतनमान) 


. . 


. 


। 


कुल पदों का 25 प्रतिशत 


. . . . 


रु . 15600 - 39100 एवं ग्रेड 
वेतन -6600 
( वरिष्ठ श्रेणीवेतनमान ) 


1235 


1235 


1236 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 2 दिसम्बर 2014 


कुल पदों का 48 प्रतिशत 


रु . 15600 - 39100 एवं ग्रेड 
वेतन -5400 
( कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान ) 


कुल योग 


. 


. 3. 


संवर्गमें स्वीकृत 372 पदों का विभाजन निम्नानुसार होगा : 


216 


60 


( 1 ) . कर्तव्य पद :- ( अ ).. जिलों के लिए 

. ( ब ) अन्य विभागों के लिए 
( 2 ) प्रतिनियुक्ति रक्षित 
( 3 ) . अवकाश रक्षित 
( 4) प्रशिक्षण रक्षित . . 

. योग 


07 


. 


16 
. . 372 


4 . 


उपरोक्तानुसार नवीन पद सरंचना के संबंध में वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्र . 2200698 , दिनांक 30 - 10 - 2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

.. . एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव. 


- 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014. ... 


